इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


ध्य प्रह 


म 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 205 ] 


भोपाल , बुधवार , दिनांक 1 जुलाई 2020 - आषाढ़ 10, शक 1942 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2020 
क्र . एफ 2-08-2020 - एक ( 1 ) -639. - चूंकि , राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल 
श्रीमती आनंदीबेन पटेल को श्री लाल जी टंडन के अवकाश पर होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में मध्यप्रदेश के राज्यपाल के पद के कृत्यों 
का निर्वहन करने के लिए मध्यप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है. अतः इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि श्रीमती आनंदीबेन पटेल 
ने आज दिनांक 1 जुलाई, 2020 को अपराह्न में विहित शपथ ले ली है एवं अपना पद ग्रहण कर लिया है. 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

इकबाल सिंह बैंस , 

मुख्य 

सचिव . 


भोपाल , दिनांक 1 जुलाई , 2020 
क्र . एफ 2-08-2020 - एक ( 1) -640. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की 
अधिसूचना क्रमांक एफ 2-08-2020 - एक ( 1 )-639 , दिनांक 1 जुलाई, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित 
किया जाता है . 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव . 


Bhopal, the 1st July 2020 


No. F 2-08-2020 -ONE- (1) -639 .-- Whereas, the President has been pleased by warrant under his hand and seal 
to appoint Smt. Anandiben Patel , Governor of Uttar Pradesh to discharge the function of the Governor of Madhya 
Pradesh during the absence on leave of Shri Lal Ji Tandon . It is hereby notified that Smt. Anandiben Patel, has in 
the afternoon of the 1st July , 2020 taken the prescribed oath and has entered upon the duties of his office . 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

IQBAL SINGH BAINS , Chief Secy . 


409 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2020. 


